Panta 


रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


KATHA 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART IISection 3 – Sub -section ( iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 4 , 2006 / भाद्र 13 , 1928 
NEW DELHI , MONDAY , SEPTEMBER4, 2006 / BHADRA 13, 1928 


- 


सं. 551 
No. 55 ] 


... 


H 


..---- 


. 


..... 


परिसीमन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2006 
आ . अ , 80 ( अ ). - परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 10 की उप - धारा 
( 1 ) के अनुसरण में , सिक्किम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध 
में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) के अधीन , 
परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 

आदेश सं0 28 


यतः, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम , 2003 ( 2004 का 3) के द्वारा यथा संशोधित परिसीमन 
अधिनियम, 2002 ( 2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने, 29 अगस्त , 
2005 को भारत के राजपत्र के असाधारण अंक तथा सिक्किम राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अपने आदेश 
सं0 13, दिनांक 29 अगस्त, 2005 के द्वारा निर्धारित किया है :- (i) सिक्किम राज्य को लोकसभा में 
आबंटित स्थानों की कुल संख्या एक (1) और (ii), राज्य की विधानसभा के लिए नियत स्थानों की कुल 
संख्या बत्तीस ( 32 ), जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए तथा भूटिया लेप्चा मूल के सिक्किमी लोगों के 
लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमश: दो (2) तथा बारह ( 12), तथा एक (1) स्थान , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1950 की धारा 25 क में सन्दर्भित संघाओं के लिए आरक्षित है । 


2747 GI/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II---- S . 3( iii)]] 


यतः , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के 
अनुसरण में , परिसीमन आयोग राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही 
के साथ उस राज्य से सह - सदस्यों को भी अपने साथ सम्मिलित करता है, तथा 


यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप -धारा (2) के अनुसरण में , परिसीमन आयोग ने 2001 की 
जनगणना के प्रकाशित सुसंगत आंकड़ों के आधार पर राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 
परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में तथा सिक्किम राज्य के राजपत्र में 
29 अगस्त, 2005 को, पूर्वोक्त प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियाँ तथा सुझाव 12 सितम्बर, 2005 तक आमंत्रित 
करने के लिए प्रकाशित किए थे; तथा 


यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में , आयोग का ऊपर 
उल्लिखित आदेश सं0 13 तथा आयोग के उक्त संदर्भित प्रारूप प्रस्ताव भी 29 अगस्त, 2005 को स्थानीय 
समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए गए थे तथा इसका रेडियों तथा दूरदर्शन तथा जनसंचार के अन्य साधनों 
से और अधिक प्रचार किया गया था, तथा 


यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा, (2) के अनुसरण में , आयोग ने दिनांक 29 अगस्त 
2005 को सभी आपत्तियों और सुझाओं पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के लिए स्थान और 
दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए सार्वजनिक सूचना भी जारी की है, और 

यतः , उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर 
2005 को नामची में और दिनांक 30 सितम्बर 2005 को गैंगटोक में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के 
सदस्यों को सुना और आयोग को पूर्व में भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के अतिरिक्त मौखिक और लिखित 
प्रस्तुतीकरण, अगर कोई हो तो, को पेश करने के लिए पूरा मौका प्रदान किया, और 

यतः आयोग ने उक्त अधिनियम और संविधान के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए , अपने 
उक्त प्रस्तावों के संबंध में पूर्वोक्त सार्वजनिक बैठकों और / या अन्यथा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर 
विचार किया है; 


..." 


. 


..... 


.......... 


.... 


...... 


..... 


.. 


...] 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (9) की उपधारा (2) 
के खण्ड (घ) के अनुसरण में , संशोधन के अनुसार परिसीमन आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित निर्णय करता 


Diare 


.. 


.. 


* 


. 


. 


( 1) 


RARPAN..... 


-z 


राज्य के विधानसभा निर्वाचनों के निर्वाचनों के प्रयोजन से सिक्किम राज्य को प्रादेशिक विधानसभा 
निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी - क में 
दर्शाया जाएगा । 


ARAMROA0217 


P 


E 


.......------N 


.. 


[ भाग !] - खण्ड 3(iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


न् 


(2) 


( 3) 


लोकसभा के निर्वाचनों के प्रयोजन से सिक्किम राज्य को प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 
विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी - ख में दर्शाया जाएगा । 
जहाँ सारणी क या सारणी ख में यथा दर्शित निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठक और अक्षर 
"(अ. जा.)" से भिन्न किया गया है उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 
रहेंगी । 


(4 ) 


जहाँ सारणी क या सारणी ख में यथा दर्शित निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठक और अक्षर 
"(भू. ले.)" से भिन्न किया गया है उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट भूटिया लेप्चा मूल के सिक्किमी लोगों 
के लिए आरक्षित रहेंगी । 

सारणी - क 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 
की क्रम संख्या और नाम 


जिला पश्चिम 


1. योकसाम – ताशिडिंग 

( बी. एल .) 


ग्यालशिंग उप - खण्ड में मंगनाम , नरखोला, धुपिडारा, कोंगरी, लबडांग, गंगयेप , 
ताशिडिंग, लासो, चोंगरंग , अरीथांग, गेरेथांग , डुबदी, मेली, योकसाम, तसोजो, 
मेल्लिअचिंग , खेचोफेरी, थिंगलिंग -1, गिलिंग -II, लाबिंग , सिंगलीटाम , टोपुंग 
और टिंगबम ब्लॉक , ताशिडिंग फॉरेस्ट ब्लॉक तथा योकसाम फॉरेस्ट ब्लॉक । । 


2. यांगथांग 


ग्यालशिंग उप - खण्ड में सिंगरंगपुंग , नाम्बु, दराप, सिन्दरांग, सिंगयांग, चोंगपुंग , 
नाकू, भालुथांग, उंगलोक, पेमायानटसे मोनासटेरी, यांगटेन, यांगथांग, क्योंगसा, 
लिंगचोम और टिकज्या राजस्व ब्लॉक । 


| 3. मानेयबुंग - डेनटाम 


ग्यालशिंग उप - खण्ड में सरडोंग , लुंगजिक, सापोंग, बोंगटेन, श्रीनागी , लिचिंग, 
गायटेन , करमातार, सोपाखा, मानेयबुंग , बेघा, मंगमू, डेनटाम , संगखू, राघूखन्डु 
और ही राजस्व ब्लॉक तथा डेनटाम फॉरेस्ट ब्लॉक । 


4. ग्यालशिंग - बरनयाक 


ग्यालशिंग उप - खण्ड में उमचुंग , ग्यालशिंग , ही - पाटल , पीचेरेक , मार्टम, 
बरनयाक, बरथांग, बरफोक , चिंगथांग , मेगयोंग मियोंग और ग्यालशिंग राजस्व 
ब्लॉक , ग्यालशिंग फॉरेस्ट ब्लॉक , बरनयाक फॉरेस्ट ब्लॉक और ग्यालशिंग ( एन . 
टी.ए.)। 


5. रिनचेनपोंग 

( बी . एल .) 


सोरेंग उप - खण्ड में टाडोंग , रिनचेनपोंग , जील, हाथीडुन्गा, बूम , रिशी , 
बारा - सामडोंग , डेयथांग , पाररेनगांव , श्रीबादाम, ताकुथांग , चुचेन , तिनजेरबोंग, 
सुलडुंग , कामलिंग, सुन्टालेय, संगाडोरजी और खानीशेरबुग राजस्व ब्लॉक । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I! - - SEC . 360 


| 6. दारामदीन 

( बी.एल .) 


सोरेंग उप - खण्ड में बुरीखोप (रूमबुक ), बुरीखोप (दोदक ), रूमबुक, भारंग , 
रिबदी , ओखरेय , टिकपुर , सिकतम, सालयांगडांग , लुंगचोक, लोवर फामबोंग, 
अपर फामबोंग और धालम (दारामदीन ) राजस्व ब्लॉक , हिल्ले फॉरेस्ट ब्लॉक 
तथा सोमबारिआ फॉरेस्ट ब्लॉक । 


7. सोरेओंग - चाकुंग 


सोरेंग उप - खण्ड में चुमबुंग , अरूबोटेय, छोटा सामडोंग (सामडोंग ), सिंगलिंग, 
टिम्बरबोंग , थारपू , करथोक, सोरेंग, मालबासेय, मेन्डो - गांव और चाकुंग राजस्व 
ब्लॉक तथा सोरेओंग फॉरेस्ट ब्लॉक । 


8. सलघारी - जूम 
( अ. जा .) 


सोरेओंग उप - खण्ड में माबोंग, सेगेंग, सामसिंग , गेलिंग और जूम राजस्व ब्लॉक , 
नया बाजार फॉरेस्ट ब्लॉक तथा नया बाजार ( एन . टी.ए.); और 
जिला दक्षिण के नामची उप - खण्ड में सलधारी राजस्व ब्लॉक तथा जोरेथांग 
( एन .टी.ए.) । 


--- -- ---- --- - - 


- - 


... ---- --- - - - .. - - . 


जिला दक्षिण 


9. बरफुग ( बी. एल .) 


रावोंग उप - खण्ड में सडा, फामथांग , बरोंग , पोलेय, नामलुंग, लिंगडोंग, रालोंग , 
मोनासटेरी, डेयथांग , टिंकीटाम, संगनाथ, रायोंग , जुरूंग , बाक्कखिम , केवजिंग, 
दालेप , लिंगजो, लिकशिप, हिंगडाम, लामटिंग, मांगबु , टिंगमो और बरफुग 
राजस्व ब्लॉक 


| 10 पोकलोक - कामरंग 


नामची उप - खण्ड में डामथांग , जौबारी , टिंगरीथांग , मामलेय, चिसोपानी, 
डेनचुंग , पोकलोक (पोलोक), टिनिक, धरगांव , डोरोप, श्यामपानी, संगबुंग , 
अस्सांगथांग, सोरोक , कामरंग, गोम , चेमचेय , पाबोंग (मामलेय), पाजेर , ओमच, 
| चुमलोक और वाक राजस्व ब्लॉक । 


............... 


11. नामची -सिंघीथांग 


.................. 


नामची उप - खण्ड में बुल, बूमतार , गुम्पा - गुरपिसेय , सलेऊमबोंग, कोपचेय , 
मिकखोला, रोंग , पालुन, सिंगताम, मनीराम , फालीदारा , तिनजिर और सिंघीथांग 
राजस्व ब्लॉक , नामची फॉरेस्ट ब्लॉक तथा नामची (एन. टी.ए.) । 


-..-. 


...- 


- 


12. मेल्ली 


...-... 


.10 


नामची उप - खण्ड में मानपुर , कितम, कार्तिकेय, सुमबुक, सुनटालेय ( सुमबुक ), 
लोंगचोक, कामारेय , पंचघारेय, टुरूक , रामबोंग , केराबारी, पईयोंग (केराबारी ), 
सुनटालेय सादम, सुकराबारेय , सादम , रबितार , मेल्ली और मेल्लीदारा राजस्व 
ब्लॉक, माझीतार फॉरेस्ट ब्लॉक तथा मेल्ली फॉरेस्ट ब्लॉक । 


a 


..-orb 


.......... 


.. 


13. नामथंग राटेयपानी 


ic. 


नामची उप - खण्ड में काबरेय , कारेक, फोंग , चुबा , पारबिंग, रामेंग, निजारमेंग , 
बुरूल, रबीखोला, तंगजी, बिकमत, राटेयपानी, पस्सी, कटेंग - बोकरंग , पालेयताम , 
नलम कोलबोंग , नागी, मानेयदारा , तुरूंग, कनमटेक , पमफोक, दोनोक और 
मामरिंग राजस्व ब्लॉक तथा मामरिंग फॉरेस्ट ब्लॉक । 


...-.-•Iysax.n 


... 


KARE 


..........:37.४- 


.. 


. 


.... 


भाग 


- खण्ड 3 ( ii 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mur 


14 . तेमी नामफिंग 


राबोंग उप - खण्ड में टोकाल, टोकडेय (रेशेप), गंगचुंग , अईफलतार , टेमी टी 
इस्टेट , टेमी , टरकू, टानाक , पाबोंग ( गंगचुंग ), डोरिंग , राशयेप , बरनयाक , 
थांगसिंग , तशालुमथांग और नामफिंग राजस्व ब्लॉक , टरकू फॉरेस्ट ब्लॉक तथा 
टेमी फॉरेस्ट ब्लॉक ; और 
नामची उप-- खण्ड में नामफरिक, बेन और देऊ राजस्व ब्लॉक । 


15. रानगंग - यानगंग 


- 


राबोंग उप - खण्ड में सताम , राबोंग, नामफोक , गागयोंग, रानगंग, यानगंग, 
संगमो, कोलथांग , टोकडेय (लिंगमो), मांगजिंग , नेह- बरूम और श्रीपाटम राजस्व 
ब्लॉक, लिंगमो फॉरेस्ट ब्लॉक तथा राबोनगल फारेस्ट ब्लॉक ! 


16 . तुमेन -लिंगी 

( बी. एल.) 


जिला दक्षिण राबोंग उप - खण्ड में सोकपय, लिंगी, लोवर पाईयोंग, अपर 
पाईयोंग, कऊ , लिंगमों और पेपथांग राजस्व ब्लॉक; और 
जिला पूर्व के गंगटोक उप - खण्ड में राकडोंग , टिनटेक, कम्बल , समडोंग, 
रालेय - खीसे, तुमेन , पाटुक और सिंगबेल राजस्व ब्लॉक ! 


--- 


जिला पूर्व 


---- 


-- 


| 17 . खामदोंग सिंगटम 


--------- 


| गंगटोक उप - खण्ड में चाडेय, सिमिक, अरितर (डुंग - डुंग ), लिंगजेय ( सिमिक), 
डुंग - डुंग , बुडांग थांगसिंग , बेंग , खामडोंग, शेरवानी, साकयोंग, चिसोपानी , 
रापडांग , नामगेयथांग राजस्व ब्लॉक तथा सिंगटम ( एन .टी.ए.)। 


--- 


--- 


18 . पश्चिम पेन्डम 

( अ. जा.) 


गंगटोक उप - खण्ड में पश्चिम पेन्डम और केन्द्रीय पेन्डम राजस्व ब्लॉक, रंगपो 
| फॉरेस्ट ब्लॉक तथा रंगपो ( एन . टी.ए.)। 


| 19 . रहेनोक 


गंगटोक उप - खण्ड में साजोंग राजस्व ब्लॉक; और 
पाकयोंग उप - खण्ड में पाचक , कामारेय भासमेय, पूर्व पेन्डम , डिकलिंग, अम्बा , 
तशालुमथांग , पाचेयखानी (डिकलिंग), लोसिंग , पाचेयखानी ( लोसिंग ), ताजा , 
तारपिन और रहेनोक राजस्व ब्लॉक । 


20. चुजाचेन 


रोंगली उप - खण्ड में चुजाचेन , लिंगटम , फाडामचेन , प्रेमलखा, सिंगनेयबास, 
सुबानेदारा, उत्तर रहेगोह , दक्षिण रहेगोह , चंगेयलखा, धोलेपचेन , सुडंगलखा, 
तारेथांग, बिरिंग , मुलुकेय और अरितार राजस्व ब्लॉक, फाडामचेन फॉरेस्ट ब्लॉक , 
रोंगली फॉरेस्ट ब्लॉक तथा रहेनोक फॉरेस्ट ब्लॉक । 


1 21 . ग्नाथांग -माचोंग 

( बी. एल .) 


पाकयोंग उप - खण्ड में पाचेय, लिंकेय, पारखा, रीवा, माचोंग , चोचेनफेरी, लाटुक , 
ग्नाथांग , कारटोक , रोलेप , लामाटेन और थेकाकुंग राजस्व ब्लॉक , आसाम 
लिंगजेय फॉरेस्ट ब्लॉक तथा पाकयोंग फॉरेस्ट ब्लॉक । 


22. नामचेयबुंग 


गंगटोक उप - खण्ड में लिंगजेय ( सुमेन ), मांगथांग , सुमेन, लिंगजेय ( आसाम ) 

और आसाम राजस्व ब्लॉक तथा सिंगटम फॉरेस्ट ब्लॉक ; और 
पाकयोंग उप - खण्ड में समदुर, यांगटम , अहो , छोटा सिंगटम , चंगेय सेन्टी 
( त्सानेय ) और नामचेयबुंग राजस्व ब्लॉक । 


NP 


- - - -- --- -- -- ------- - ---- ----- - -- ----- - 


1747 47/ 06 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ 


[ PART II -- SEL . 3(iii ) 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Lawr 


- - - -- - - - - -- - 


23. श्यारी (बी .एल.) 


गंगटोक उप खण्ड में चांदमारी, रोंगयेक , ताथांगचेन , अपर ताथांगचेन, नन्दोक , 
| नईतम, नामोक , पाम, भूसक और श्यारी राजस्व ब्लॉक । 


24. मारतम - रूमटेक 

( बी.एल.) 


गंगटोक उप खण्ड में श्यागयोंग - रूमटेक , रावात -- रूमटेक , चिन्जे , बारबिंग , 
लिंगडुम, टेम्पयाक मेन्डू, रेय, सामलिक - मारचक , नामिन, तशालुमथांग, नाजितम, 
भारतम, नामली, तुमलाबुंग, बयांग , फेंगयोंग, तिरकुटम और चुबा राजस्व ब्लॉक 
तथा रूमटेक और सांग फॉरेस्ट ब्लॉक । 


- 


- 


1 25. अपर तादोंग 


गंगटोक उप खण्ड में तादोंग राजस्व ब्लॉक और अपर तादोंग ( सी.टी.)। 


26 . अरिथांग 


| गंगटोक उप खण्ड में गंगटोक प्राइवेट एस्टेट ( अरिथांग ) और गंगटोक ( एन. टी . 

ए.) के वार्ड सं0 1, 2 और 4 


27. गंगटोक (बी. एल .) 


गंगटोक उप खण्ड में गंगटोक ( एन . टी.ए.) के वार्ड सं0 3 और 5 से 10 


28 . अपर बुरटुक 


गंगटोक उप खण्ड में रंका, संगटोंग, अपर सिचेयगांव, पारबिंग, सिचेयगांव, 
गंगटोक प्राइवेट एस्टेट , बुरटुक, लुइंग और अपर बुरटुक राजस्व ब्लॉक । 


जिला उत्तर 


29 . काबी लुंगचुक 

( बी.एल.) 


जिला उत्तर के मन्गन उप - खण्ड में टंगयेक , रामथांग, रोगोंग , टुमलोंग , 
फोडोंग , चावंग , फामतम, मेन रोंगोंग , पानेय -फेनसोंग, लाबी , काबी और टिंगडा 
राजस्व ब्लॉक तथा काबी फॉरेस्ट ब्लॉक : और 
जिला पूर्व के गंगटोक उप - खण्ड में लिंगडोक, नामपोंग, नावेय, शोटक , 
पेनलोंग और अपर चांदमारी राजस्व ब्लॉक , क्योंगनोसला फॉरेस्ट ब्लॉक , 
पंगथांग फॉरेस्ट ब्लॉक तथा गंगटोक फॉरेस्ट ब्लॉक । 


| 30. दजोंगु (बी.एल .) 


मनगन उप - खण्ड में लुम, संगटोक, गोर , ग्नोन - सामडोंग, लिंगथेम , लिंगडेम , 
टिंगबोंग, लिंगजाह - तोलुंग, साकयोंग - पेनटोंग , सालिम पाकेल, ही -- ग्याथांग , 
बारफोक , लिंगडोंग, जिमचुंग , टिंगचिम , अपर मांगशिला, लोवर मांगशिला, 
नामोक और शेयम राजस्व ब्लॉक, फोडोंग फॉरेस्ट ब्लॉक तथा अपर डजोंगु 
फॉरेस्ट ब्लॉक । 
चंगथांग उप खण्ड में शिपग्येर राजस्व ब्लॉक । 


. . . . mar 


31 . लाचेन मन्गन 

( बी. एल .) 


चुंगथांग उप खण्ड में लाचेन , लाचुंग , चुंगथांग , तुंग और लाचुंग राजस्व ब्लॉक , 
चुंगथांग फॉरेस्ट ब्लॉक तथा लाचेन फॉरेस्ट ब्लॉक , और 
मन्गन उप - खण्ड में नागा - नामगोर, सिंधिक , रिंघिम , नामपाटम, मेयोंग , 
सिंगचिट , पाकशेप , काजोर और सेन्टम राजस्व ब्लॉक, नागा फॉरेस्ट ब्लॉक , 
मन्गन फॉरेस्ट ब्लॉक तथा मनान (एन. टी.ए. ) 


[ भाग 1| -- खण्ड 3(i) ] _ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी - ख 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार 


निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का 
नाम 
सिक्किम 


सिक्किम राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र 


संक्षिप्तियां :. 


एन .टी.ए. = अधिसूचित शहर क्षेत्र 
सी. टी. = कैन्टोनमेन्ट 


ह. / 
( कुलदीप सिंह), अध्यक्ष 


ह. / 
( एन. गोपालास्वामी ), सदस्य 


(रिक्त ) 
राज्य निर्वाचन आयुक्त 


[ सं. 282/ सिक्किम /2006 ] 

आदेश से , 
शंगारा राम , सचिव 


- 
- 


- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
. 
. 


. 
. 
. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC . 3 ( 111 ) 


- .. . 


. - . - 


- 


. 


- 


. 


- 


DELIMITATION COMMISSION 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th September, 2006 


O . N . 80 ( E ). - In pursuance of Sub -section ( 1) of Section 10 of the Delimitation Act, 
2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under Sub 
section (2 ) of Section 9 read with Sub -section (2 ) of Section 4 of the Act, in respect of the 
delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Sikkim is hereby 
published . 


ORDER NO . 28 


WHEREAS , in pursuance of Sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 
2002 ), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003 (3 of 2004 ), the 
Delimitation Commission has, by its Order No . 13 dated 29th August, 2005 , 
published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Sikkim State 
Gazette on 29th August, 2005, determined — (i) the total number of seats in the 

House of the People to be allocated to the State of Sikkim as One ( 1) and (ii) the 
... total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as 

Thirty Two ( 32) of which , the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes and Sikkimese of Bhutia Lepcha origin , as Two(2) and Twelve (12 ) 
respectively , and One( 1) seat as reserved for the Sanghas referred to in section 
25A of the Representation of the People Act , 1950 . 


WHEREAS , in pursuance of Sub - Section (1) of Section 5, read with sub Section 
(1) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with 
itself the Associate Members from the State with the proceedings for the 
delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State ; and 


--RecicieCUS.WE 


[ IT 


- 005 3 ( 111) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


WHEREAS , in pursuance of Sub - Section (2 ) of Section 9 of the said Act, the 
Delimitation Commission published its proposals , for the delimitation of 
Parliamentary and Assembly Constituencies in the State on the basis of the 
relevant published figures of 2001 Census , in the extraordinary issue of the 
Gazette of India and in the Sikkim State Gazette 29th August, 2005 , for inviting 
objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 12th 
September, 2005 ; and 


WHEREAS, in pursuance of the said Sub - Section (2) of Section 9 of that Act, the 
Commission s Order No. 13 mentioned above and the above referred draft 
proposals of the Commission were also published in the local newspapers on 
29th August, 2005 and given further publicity through radio and television and 
other media of mass communication ; and 


WHEREAS , in pursuance of the said Sub -Section (2) of Section (9) of that Act , 
the Commission also issued a public Notice on 29th August, 2005 specifying the 
places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions; 


and 


WHEREAS , in pursuance of the said Sub -Section (2) of Section 9 of that Act, the 
Commission held public sittings at Namchi on 29th September , 2005 and at 
Gangtok on the 30th September, 2005 and heard the members of the public and 
afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition 
to the written representations already sent, if any, to the Commission ; and 


WHEREAS , the Commission has considered all objections and suggestions 
made at the aforesaid public sittings and /or received by it otherwise, in relation to 
its said proposals , in the light of the relevant provisions of the Constitution and 
the said Act; 


2747 G1/06 -3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II _ SEC . 3 ( 111 ) 


NOW THEREFORE, in pursuance of clause (d ) of Sub -Section 2 of Section 9 
read with Sub - Section (2 ) of Section 4 of the said Act, as amended , the 
Delimitation Commission hereby determines as follows : 


( 1) 


The territorial Assembly Constituencies into which the State of Sikkim 
shall be divided for the purpose of elections to the Legislative 
Assembly of the State and the extent of each such Constituency shall 
be as shown in Table - A . 


( 2) 


The territorial Parliamentary Constituencies into which the State of 
Sikkim shall be divided for the purpose of elections to the House of the 
People and the extent of each such Constituency shall be as shown in 
Table - B . 


Where the name of a Constituency as shown in Table - A or Table - B is 
distinguished by the brackets and letters "(SC )" the seat in that 
Constituency is reserved for the Scheduled Castes , 


Where the name of a Constituency as shown in Table - A or Table - B is 
distinguished by the brackets and letters " (BL )" the seat in that 
Constituency is reserved for the Sikkimese of Bhutia -Lepcha origin . 


TABLE - A 
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT 


NO. AND NAME OF 
ASSEMBLY CONSTITUENCY 


EXTENT OF THE CONSTITUENCY 


1.Yoksam - Tashiding (BL ) 


DISTRICTWEST 
Revenue Blocks: Mangnam , Narkhola, Dhupidara, Kongri, Labdang, Gangyep . 
Tashiding , Laso , Chongrang, Arithang, Gerethang, Dubdi, Meli, Yoksam , Tsozo , 
Melliaching , Khechopheri, Thingling 1, Thingling II, Labing , Singlitan , Topung, 
Tingbrum and Tashiding and Yoksam Forest Blocks of Gyalshing Sub - Division . 


2 . Yangthang 


Revenue Blocks : Singrangpung, Nambu, Darap, Sindrang. Singyang , 
Chongpung, Naku , Bhaluthang , Unglok , Yangten , Yangthang , Kyongsa , Lingchom , 
Tikjya and Pemayantse Monastery of Gyalshing Sub -Division . 


3. Maneybung -Dentam 


Revenue Blocks : Sardong , Lungzik , Sapong, Bongten , Srinagi, Liching, Gayten , 
Karmatar, Sopakha, Maneybung , Begha, Mangmo, Dentam , Sangkhu , 
Radhukhandu, Hee and Dentam Forest Block of Gyalshing Sub - Division 


[ 471 II - - CUS 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 .Gyalshing -Barnyak 


Revenue Blocks : Umchung , Gyalshing , Hee -Patal , Pecherek , Martam , Barnyak , 
Barthang , Barphok , Chingthang, Megyong , Miyong , Gyalshing and Barnyak 
Forest Blocks and Gyalshing (NTA ) of Gyalshing Sub -Division . 


5 .Rinchenpong (BL) 


-- 


. 


Revenue Blocks : Tadong , Rinchenpong, Jeel, Hathidunga, Bum , Rishi, Bara 
Samdong, Deythang, Parrengaon , Sribadam , Takuthang, Chuchen , Tinzerbong , 
Suldung, Kamling, Suntaley, Khanisherbung and Sangadorji of Soreng Sub 
Division 


- 


-. 


6 .Daramdin (BL ) 


Revenue Blocks : Burikhop (Rumbuk ) , Burikhop (Dodak ) , Rumbuk , Bhareng , 
Ribdi, Okhrey, Tikpur , Siktam , Salyangdang, Lungchok , Lower Fambong, Upper 
Fambong, Dhalam ( Daramdin ) and Hilley and Sombaria Forest Blocks of Soreng 
Sub -Division 


7 .Soreong- Chakung 


Revenue Blocks : Chumbung, Aroobotey , Chota Samdong ( Samdong ) . Singling , 
Timberbong, Tharpu , Karthok , Soreong, Malbasey , Mendo -Gaon , Chakung and 
Soreong Forest Block of Soreong Sub - Division . 


8 .Salghari -Zoom (SC ) 


Revenue Blocks : Mabong, Segeng , Samsing , Geling , Zoom and Nayabazar 
Forest Block and Nayabazar (NTA ) of Soreong Sub - Division in District West; 
Jorethang (NTA ) and Salghari Revenue Block of Namchi Sub - Division in District 
South 


DISTRICT SOUTH 


9.Barfung (BL ) 


Revenue Blocks : Sada , Phamthang , Brong , Poley, Namlung , Lingdong , Ralong , 
Deythang, Tinkitam , Sanganath , Rayong , Zurung , Bakkhim , Kewzing , Dalep , 
Lingzo, Likship , Hingdam , Lamting, Mangbrue, Tingmo, Barfung and Ralong 
Monastery of Ravong Sub -Division . 


10 .Poklok -Kamrang 


Revenue Blocks : Damthang, Jaubari, Tingrithang , Mamley, Chisopani, 
Denchung, Poklok (Polok ) , Tinik , Dhargaon , Dorop , Shyampani, Sangbung , 
Assangthang, Sorok , Kamrang, Gom , Chemchey , Pabong (Mamley ) , Pajer, 
Omchu , Chumlok and Wak of Namchi Sub - Division . 


11. Namchi 


ang 


Revenue Blocks : Bul, Boomtar , Gumpa -Gurpisey , Saleumbong, Kopchey, 
Mikkhola , Rong, Palum , Singtam , Maniram , Phalidara, Tinzir, Singhithang and 
Namchi Forest Block and Namchi (NTA ) of Namchi Sub -Division . 


12 . Meli 


Revenue Blocks : Manpur, Kitam , Kartikey, Sumbuk , Suntaley ( Sumbuk ) , 
Longchok , Kamarey, Panchgharey, Turuk , Ramabong . Kerabari , 
Paiyong (Kerabari) , Suntaley Sadam , Sukrabarey, Sadam , Rabitar, Melli, Mellidara 
and Majhitar and Melli Forest Blocks of Namchi Sub - Division . 


2797 GI/ 06 -4 


13.Namthang -Rateypani 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY_ 

_ _ _ [ PART II - SEC .3(111)] 
Revenue Blocks : Kabrey, Karek , Phong, Chuba , Parbing, Rameng, Nijarmeng, 
Burul, Rabikhola , Tangji, Bikmat, Rateypani, Passi, Paleytam , Nagi, Maneydara , 
Turung , Kanamtek , Pamphok , Kateng- Bokrang , Nalam Kolbong, Donok , Mamring 
and Mamring Forest Block of Namchi Sub -Division . 


14 . Temi-Namphing 


Revenue Blocks : Tokal, Gangchung, Aifaltar, Temi, Tarku , Tanak , Doring 
Rashyap , Barnyak , Thangsing , Tshalumthang , Namphing , and Tokdey (Reshep ). 
Temi Tea Estate, Pabong(Gangchung) and Tarku and Temi Forest Blocks of 
Rabong Sub - Division ; and Namphrik , Ben , Deo of Namchi Sub - Division . 


15.Rangang-Yangang 


Revenue Blocks : Satam , Rabong, Namphok , Gagyong , Rangang , Yangang . 
Sangmo, Kolthang, Mangzing, Sripatam and Tokdey ( Lingmo). Neh - brum and 
Rabongia and Lingmo Forest Blocks of Rabong Sub- Division 


16 .Tumen -Lingi( BL ) 


Revenue Blocks : Sokpay, Lingi, Kau , Lower Paiyong , Upper Paiyong , Lingmo, 
Pepthang , of Rabong Sub -Division in District South ; Rakdong , Tintek . Kambal. 
Samdong, Raley -Khese , Tumen , Patuk and Singbel of Gangtok Sub - Division in 
District East. 


DISTRICT EAST 


17 . Khamdong-Singtam 


Revenue Blocks : Chadey , Simik , Aritar(Dung-Dung) , Lingzey ( Simik ) . Dung 
Dung , Budang Thangsing , Beng, Khamdong, Sherwani, Sakyong , Chisopani, 
Rapdang , Namgeythang and Singtam (NTA ) of Gangtok Sub Division . 


18 .West Pendam ( SC ) 


Revenue Blocks : West Pendam , Central Pendam and Rangpo (NTA ) and 
Rangpo Forest Block of Gangtok Sub -Division . 


19 .Rhenock 


Revenue Blocks : Sajong of Gangtok Sub -Division ; Pachak , Kamarey Bhasmey. 
East Pendam , Dikling Amba, Tshalumthang, Pacheykhani( Dikling ) Losing . 
Pacheykhani(Losing ) . Taza , Tarpin and Rhenock in Pakyong Sub - Division . 


20 .Chujachen 


Revenue Blocks : Chujachen , Lingtam , Phadamchen , Premlakha Singaneybas, 
Subanedara , North Rhegoh , South Rhegoh , Changeylakha , Dholepchen , 
Sudungiakha , Tarethang , Biring , Mulukey, Aritar and Phadamchen , Rongli and 
Rhenak Forest Blocks of Rongli Sub -Division . 


21.Gnathang-Machong (BL ) Revenue Blocks : Pachey, Linkey, Parkha , Riwa, Machong, Chochenpheri, Latuk , 

Gnathang , Kartok , Rolep , Lamaten , Thekabung and Assam Lingjey and Pakyong 
Forest Blocks of Pakyong Sub - Division . 


W 


: 


[ STATII - OV5 3 ( iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22.Namcheybung 


Revenue Blocks : Lingzey ( Sumen ) , Mangthang, Sumen , Lingzey (Assam ) , Assam 
and Singtam Forest Block ofGangtok Sub -Division ; Samdur, Yangtam , Aho , Chhota 
Singtam , Changey Senti( Tsaney ) and Namcheybung of Pakyong Sub -Division . 


23.Shyari(BL ) 


Revenue Blocks : Chandmari, Rongyek , Tathangchen , Upper Tathagnchen , 
Nandok , Naitam , Namok , Pam , Bhusuk and Shyari ofGangtok Sub -Division . 


24 .Martam -Rumtek ( BL ) 


Revenue Blocks : Shyagyong-Rumtek , Rawate -Rumtek , Chinze , Barbing, Lingdum , 
Tempyak Mendu, Rey, Samlik -Marchak, Namin , Tshalumthang, Nazitam , Martam , 
Namli , Tumlabung , Byang , Phengyong, Tirkutam , Chuba and Rumtek Forest Block 
and Sang Forest Block of Gangtok Sub -Division . 


25 .Upper Tadong 


Revenue Blocks : Tadong and Upper Tadong (CT) of Gangtok Sub -Division . 


26 . Arithang 


Ward Nos 1,2 and 4 of Gangtok(NTA ) and Gangtok Private Estate ( Arithang) of 
Gangtok Sub - Division . - 


27. Gangtok (BL ) 


Ward Nos. 3,5 to 10 of Gangtok (NTA ) ofGangtok Sub -Division . 


28 .Upper Burtuk 


Revenue Blocks : Ranka , Sangtong , Upper Sicheygaon , Parbing, Sicheygaon , 
Gangtok Private Estate, Burtuk ,Luing ,Upper Burtuk of Gangtok Sub -Division . 


DISTRICT NORTH 


29 . Kabi Lungchuk ( BL ) 


Revenue Blocks : Tangyek , Ramthang , Rongong, Tumlong , Phodong , Chawang, 
Phamtam , Men -Rongong, Paney - Phensong , Labi, Kabi, Tingda and Kabi Forest 
Block in Mangan Sub -Division of District North ; Lingdok , Nampong, Navey, Shotak , 
Penlong , Upper Chandmari and Kyongnosta , Pangthang and Gangtok Forest Blocks 
of Gangtok Sub - Division in District East. 


30. Djongu (BL ) 


Revenue Blocks : Lum , Sangtok , Gor, Gnon -Samdong , Lingthem , Lingdem , 
Tingbong , Lingzah - Tolung , Sakyong-Pentong, Salim Pakel, Hee-Gyathang , Barfok , 
Lingdong , Zimchung , Tingchim , Upper Mangshila , Lower Mangshila , Namok , 
Sheyam and Upper Djongu and Phodong Forest Blocks in Mangan Sub - Division ; 
Shipgyer in Chungthang Sub. Division . 


31 .Lachen Mangan (BL ) 


--..-. 


Revenue Blocks : Lachen , Lachung, Chungthang , Tung, Lachung and Lachen and 
Chungthang Forest Blocks in Chungthang Sub - Division ; Naga -Namgor Singhik , 
Ringhim , Nampatam , Meyong , Singchit, Pakshep, Kazor , Sentam , Mangan (NTA ) 
and Naga and Mangan Forest Blocks in Mangan Sub - Division . 


.-- 


... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


--- 


- - 


- - .. . 


(PART II -- SEC . 3 (111)] 


TABLE - B 
PARLIAMENTARY CONSTITUENCY AND ITS EXTENT 


- - - 


- - - - -- 


Name of 
Parliamentary 
Constituency . 
Sikkim 


EXTENT OF THE CONSTITUENCY 


The entire area of the State of Sikkim . 


Abbreviations: 


NTA - Notified Town Area 
CT - Cantonment 


Sd / 
(KULDIP SINGH ), CHAIRMAN 


Sd / 
(N . GOPALASWAMI), MEMBER 


(Vacant) 
STATE ELECTION COMMISSIONER 


(No. 282 /SKM /2006 ] 

By Order, 
SHANGARA RAM , Secy . 


Printed hy the Manager, Covl. of India Press. Ring Road . Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller wf Publications, Delhi-110054 . 


